रजिस्टर्ड सं० डी - - 


एन ) - 128/ 88 


TERED NO . D - - (DN) -128 / 88 


MARALST 


भारत की राजपत्र 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- RMERA 


a 


m 


-- 


LAM 


स . 4] 
No. 4] 


नई दिल्ली, शनिवार , सितम्बर 17, 1488 ( भाद्रपद 26, 1910 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , SEPTEMBER 17 , 1988 (BHADRA 26, 1910 ) 


- 


- 


%3A 


- 


- 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग 1 - खण्ड 3 

(PART 1- SECTION 3 ) 
वालय द्वारा बारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसबमाएं 
(Notifications relating to Resolutions and Non -Statatory Orders issued by the 

Ministry of Defence ) 


RAM 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 17 सितम्बर 1988 

संकल्प 
सं० 4: दिनाक 20 अगस्त 1988 - - रक्षा उत्पादन 
तथा पूर्ति विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की 
अलग से हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है, अनः भारत 
के राजपत्र भाग - 1, खण्ड - 3 में 4 जुलाई , 1987 को प्रकाशित 
रक्षा मंत्रालय के स पल्प सख्या 4 के द्वारा पुनर्गठित रक्षा मंत्रालय 
की वर्तमान हिन्दी सलाहकार समिति को अब से रक्षा विभाग 
की हिन्दी सलाहकार समिति कहा जाएगा । इस समिति का गठन 
और कार्य इस प्रकार होगे : - - 

गठन 
रक्षा मंत्री 

अध्यक्ष 
रक्षा राज्य मंत्री 

उपाध्यक्ष 
रक्षा सचिव 

सदस्य 
राजभाषा विभाग के सचिव 

सदस्य 
अपर सचिव ( वी ) 

सदस्य 
अपर सचिव ( सी ) 

सदस्य 
243 GI/ 88 


अपर सचिव ( ए ) 

. सदस्य 
वित्त सलाहकार, रक्षा मनालय (वित्त ) सदस्य 
संयुक्त सचिव ( ई ) 

सदस्य 
संयुक्त सचिव ( जी ) 

सदस्य 
संयुक्त सचिव ( ए ) 

सदस्य 
संयुक्त सचिव ( एन ) 

सदस्य 
मुख्य प्रशासन अधिकारी एंव सयुक्त 

सचिव . . . सदस्य 
संयुक्त सचिव ( राजभाषा विभाग ) . सदस्य 
उप सेनाध्यक्ष . 

सदस्य 
सह नौसेनाध्यक्ष . . . सदस्य 
उप वायुसेनाध्यक्ष 

सदस्य 
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक 
राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेश . 

सदस्य 
रक्षा सम्पदा महानिदेशक . . . सदस्य 
तटरक्षक महानिदेशक . . “ सदस्य 


( 11 ) 


12 


भारत का राजपत्र , सितम्बर 17 , 1988 ( भाद्रपद 26 , 1910 ) 


[ भाग 


3 


1 . जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं वे संसद सदस्य 

न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे । 


2. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने 

तक समिति के सदस्य रहेंगे । 
3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्न , मृत्यु आदि के कारण 

समिति का कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान 
पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष 
अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे । 

विविध 
1. समिति आवश्यकता समझने पर अतिरिक्त सदस्यों 

को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग 
लेने के लिए विशेषज्ञों को प्रामंत्रित कर सकेगी अथवा 
उप समितियां नियुक्त कर सकेगी । 


2. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा , 

लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी 
कर सकती है । 


नयुक्त सचिव ( पी एण्ड सी ) . सदस्य सचिव 

गैर- सरकारी सदस्य 
श्री नरेश सी० पुगलिया , संसद सदस्य ( गज्य सभा ) 
कुमारी सईदा खातून, संसद मदस्य ( राज्य मभा ) 
श्री विलीप सिंह भूरिया, संसद सदस्य ( लोकसभा ) 
श्री एम० पी० यावष , संसद सदस्य ( लोकमभा ) 
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, संसद सदस्य ( लोक सभा ) 
श्री पृथ्वी चन्द डिस्कू , संसद सदस्य ( लोकसभा ) 
डा०बी० एन० फिलिप , प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

मारथोमा कालेज, तिरूवल्ला , केरल - 3. 
प्रोफेसर चमन लाल सप्रू , प्रोफेसर एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष 
गवर्नमेंट कालेज फार वूमेन श्रीनगर , 180, लाल नगर , 

श्री नगर - 1900 1 5. ( कश्मीर ) 
श्री कृपा नारायण , भूतपूर्व सचिव , राजभाषा विभाग एवं 

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, / 13, स्वास्थ्य विहार , 
विकास मार्ग, दिल्ली - 92 . 
श्री अक्षय कुमार जैन, सी --47, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली । 
श्री स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती , सार्वदेशिक प्रार्य प्रति 
निधि सभा , दयानन्द भवन, 3/ 5, प्रासफ अली रोड़ , 

नई दिल्ली । 
श्री के० सी० पांडे, भूतपूर्व संसद सवस्य , 49, हर गोविन्द 

एम्क्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली . 
डा . देव प्रताप वैनिक , पी० टी० आई०, ए--19, प्रेस 

एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110017 . 
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के अध्यक्ष 

कार्य 
2. इस समिति का कार्य रक्षा मंत्रालय और उसके सम्बद्ध 
एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी 
के उसरोसर प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देना होगा । 

कार्यकाल 
3. समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ 
4 जुलाई 1987 से अर्थात् रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार 
समिति के पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा : --- 


याना व अन्य भत्ता 


4. समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर 
सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय -समय परनिर्धा 
रित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा । 


आदेश 


. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-ए - प्रति 
राष्ट्रपति सचिवालय , प्रधान मंत्री सचिवालय , मंत्रिमडल 
मचिवालय , लोकसभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय , 
संसद कार्य विभाग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक पौर 
महालेखा परीक्षका, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों तथा सभी राज्य 
सतारों पौर संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए । 


यह भी प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व 
साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए । 


धीरेन्द्र सिंह , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 


Now Delhi, tho 17th Septen ber 1988 

RESOLUTION 
No. 4, dated 26th August 1988 . - - Consequent on the consti 
tution of a separate Hindi Salahakar Samiti for the Depart 
ments of Defence , Production and Supplies and Research and 
Development, the existing Hindi Salabakar Samiti for the 
Ministry of Defence , re - constituted vide Ministry of Defence 
Resolution No. 4, published on 4th July , 1987 in Part-I , Sec 
tion - 3 in the Gazette of India, will hereafter be called Hindi 
Salahakar Samiti for the Department of Defence . The com 
position and functions of the Samiti will be as follows : 


COMPOSITION 
Chairman 

Raksha Mantri 
Vice - Chairman 

Raksha Rajya Mantri 
Members 

Defence Secretary 
Secretary , Department of Offlcial Language 
Additional Secretary ( V ) 
Additional Secretary ( C ) 


PART 1- SEC . 3] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 17, 1988 ( BHADRA 26 , 1910 ) 


13 


am 


President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad . 
Functions 


2 . The Samiti shall advise the Department of Defence and 
its attached and subordinate offices on matters relating to the 
progressive use of Hindi for official purposes . 
Tenure 


Additional Secretary ( A ) 
Financial Adviser, Ministry of Defence ( Finance ) 
Joint Secretary ( E ) 
Joint Secretary (G ) 
Joint Secretary ( A ) 
Joint Secretary ( N ) 
Chief Administrative Officer and Joint Secretary 
Joint Secretary ( OL ), Department of Official Language 
Deputy Chief of Army Staff 
Vice Chief of Naval Staff 
Deputy Chief of Air Staff 
Director General, Armed Forces Medical Services 
Director General, National Cadet Corps 
Director General , Deiance Estates 
Director General, Coast Guard 


3 . The tenure of the Samiti will be three years W . o . f. 4th 
July , 1987 i.e. the date on which the Hindi Salahkar Samiti 
for the Ministry of Defence was re - constituted , provided 
that : 

( i) Members of Parliament, who are members of the 

Samiti, shall cease to be members of the Samiti 

as soon as they cease to be Members of Parliament . 
( ii ) The ex -officio members of the Samiti shall continue 

as members so long as they hold office by virtue of 

which they are members of the Samiti. 
( iii) If a vacancy arise on the Samiti due to resignation 

or death of a member , the member appointed in that 
vacancy shall hold office for the residual period of 

the tenure of three years . 
General 


( i) The Samiti may appoint sub -committees, co -opt addi 

tional members and also invite experts to attend its 
meetings as may be necessary for assisting it in the 

discharge of its functions. 
(ii ) The Headquarters of the Samiti shall be at New 

Delhi but it may hold its meetings at any other place 
also . 


Memher- Secreturi 

Joint Secretary ( P & C ) 
· Non -official Members 

Shri Naresh C . Pugalia , MP, Rajya Sabha 
Kumari Sayeeda Khatun , MP, Rajya Sabha 
Shri Dileep Singh Bhuia , MP, Lok Sabha 
Shri M . P . Yadav , MP, Lok Sabha 
Shri Naresh Chandra Chaturvedi, MP, Lok Sabha 
Shri Prithvi Chand Kisku , MP , Lok Sabha 
Dr. V . N . Philip , Professor and Head of Hindi 
Department, Marthoma College , Tiruwalla , Kerala - 3 
Professor Chaman Lal Sapru , Professor and Head of 
Hindi Department, Govt . College for Women Sarinagar , 
180 , Lain Nagar , Srinagar (Kashmir ) . 
Shri Kripa Narain , Ex. Secy. Department of Official 
Language , and Hindi Adviser to the Govt. of India , A - 13 , 
Swasthaya Vihar , Vikas Marg , Delhi- 110092 . 
Shri Akshaya Kumar Jain , C -47 , Gulmohar Park , N . 
Delhi . 
Shri Swami Anand Bodh Saraswati , Sarvdeshik Arya 
Pratinidhi Sabha , Dayanand Bhawan , 3 / 5, Asaf Ali Rd . 
Delhi. 
Shri K , C . Pandey , Ex . MP, 49, Har Govind Enclave , 
Vikas Marg , N . Delhi. 
Dr. Ved Pratap Vaidik , PTI, A - 19, Press Enclave , New 


Travelling and other allowances 

4 . The non - official members of the Samiti will be paid 
travelling and daily allowances for attending the meetings of 
the Samiti at the rates fixed by the Government of India 
from time to time. . 


ORDER 


ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to President s Secretariat , Prime Minister s Secretariat, Cabinet 
Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, 
Department of Parliamentary Affairs , Planning Commission , 
Comptroller and Auditor General, AGCR , all Ministries and 
Departments of the Government of India and all State 
Governments and Union Territory Administrations. 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India , for general information . 

DHIRENDRA SINGH 

Jt. Secretary 


Delhi. 


PRINTED BY THE MANAGRR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD , 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1988 


